निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 551 ) पटना, सोमवार , 22 अप्रैल 2019 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
22 अप्रैल 2019 


सं0 एम - 1 - 017 / 2019 - 36 - लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 29 - नालन्दा, 30 - पटना साहिब, 31 - पाटलिपुत्र, 


32 - आरा, 33 - बक्सर, 34 - सासाराम( अ0जा0), 35 - काराकाट एवं 36 - जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और 


न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 22 .04.2019 एवं भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की अधिसूचना 
संख्या - 464 / ईपीएस / 2019(7) दिनांक 22.04. 2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुन: प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार गुप्ता , 
संयुक्त सचिव - सह - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अप्रैल 2019 


भारत सरकार 
विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, तारीख 22 अप्रैल, 2019, वैशाख 2,1941 ( शक ) 
का . आ . ..........(अ ).-- सोलहवीं लोक सभा की अवधि के अवसान पर नई लोक सभा के 
गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है; 

अतः, अब , राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 14 की 
उपधारा (2) के अनुसरण में , नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों , 
जो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार , हिमाचल प्रदेश, झारखंड , मध्य 
प्रदेश, पंजाब , उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, यथास्थिति , राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र में स्थित 
हैं , से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के 
अनुसार सदस्यों का निर्वाचन करने की अपेक्षा करते हैं : -- 
राज्य 

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


( 1 ) 


( 2 ) 


बिहार 


29-नालन्दा 
| 30- पटना साहिब 
31- पाटलिपुत्र 
32 - आरा 


33 -बक्सर 


34 - सासाराम ( अ. जा . ) 


35- काराकाट 


36 - जहानाबाद 


हिमाचल प्रदेश 


1 - कांगड़ा 


2 - मण्डी 


झारखण्ड 


3- हमीरपुर 
4-शिमला ( अ . जा . ) 
1 - राजमहल ( अ. ज . जा . ) 
2- दुमका ( अ. ज . जा .) 
3- गोड्डा 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रैल 2019 


राज्य 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


(1 ) 


(2 ) 


मध्य प्रदेश 


| 21 - देवास ( अ. जा .) 
22-उज्जै न ( अ. जा .) 
23- मंदसौर 


24 -रतलाम ( अ . ज . जा ) 


25 - धार ( अ . ज . जा .) 
26-इन्दौरा 
27 - खरगौन ( अ . ज . जा .) 


28 - खण्डवा 


पंजाब 


1- गुरदासपुर 
2- अमृतसर 
3- खडूर साहिब 
4 -जालंधर ( अ. जा .) 
5 -होशियारपुर ( अ. जा . ) 
6- आनंदपुर साहिब 
7 - लुधियाना 
8- फतेहगढ़ साहिब ( अ . जा . ) 
9 -फरीदकोट ( अ. जा .) 
10-फिरोजपुर 
11- भटिण्डा 


12 - संगरूर 


उत्तर प्रदेश 


13 -पटियाला 
63- महराजगंज 
64- गोरखपुर 
65-कुशीनगर 
66- देवरिया 
67- बासगांव ( अ . जा . ) 
70- घोसी 
71- सलेमपुर 
72- बलिया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अप्रैल 2019 


राज्य 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


( 1 ) 


(2 ) 


उत्तर प्रदेश 


75 - गाजीपुर 
76- चंदौली 
77- वाराणसी 
79-मिर्जापुर 
80- राबटर्सगंज ( अ. जा . ) 


पश्चिम बंगाल 


16 - दमदम 


17 - बारासात 


18 -बसीरहाट 


19 - जयनगर ( अ . जा . ) 


20-मथुरापुर ( अ. जा .) 


21-डायमण्ड हारबर 


22- जादवपुर 
23- कोलकाता दक्षिण 
24- कोलकाता उत्तर 
1 - चंडीगढ़ 


चंडीगढ़ 


( फा . स. एच- 11024(1)/ 2019-विधायी -2 ) 

__ (डा0 रीटा वशिष्ट ) 
अपर सचिव, भारत सरकार | 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd April, 2019 Vaisakha 2 , 1941 (SAKA) . 
S .O . ( E ). — Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of 
constituting a new House of the People , on the expiration of the term of Sixteenth House of the 
People; 

___ Now, therefore, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 14 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, 
specified , in column (2 ) of the Table given below comprised within the corresponding States or 
Union Territory , as the case may be , of Bihar, Himachal Pradesh , Jharkhand , Madhya Pradesh , 
Punjab , Uttar Pradesh ,West Bengal and Chandigarh as specified in column ( 1 ) of the said Table , to 
elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders 
made thereunder : — 


PER TUTT ( 3RTERU ) , 22 310CT 2019 


5 


STATE 

( 1 ) 
BIHAR 


HIMACHAL PRADESH 


JHARKHAND 


MADHYA PRADESH 


PUNJAB 


PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 

( 2 ) 
29 -Nalanda 
30 - Patna Sahib 
31 - Pataliputra 
32 -Arrah 
33- Buxar 
34 - Sasaram (SC ) 
35 -Karakat 

36 - Jahanabad 
| 1 -Kangra 
2 -Mandi 
3-Hamirpur 
4 -Shimla (SC ) 
1 -Rajmahal (ST) 

2 -Dumka (ST) 
| 3 -Godda 
21 -Dewas ( SC ) 
22 -Ujjain ( SC ) 
23 -Mandsour 
24 -Ratlam (ST ) 

25 -Dhar (ST ) 
| 26 - Indore 
27 -Khargone (ST ) 
28 -Khandwa 
1 -Gurdaspur 
2 - Amritsar 
3 -Khadoor Sahib 
4 - Jalandhar (SC ) 
5 -Hoshiarpur (SC ) 
6 -Anandpur Sahib 
7 -Ludhiana 
8 - Fatehgarh Sahib (SC ) 
9 -Faridkot (SC ) 
10 - Firozpur 
11 -Bathinda 

12 -Sangrur 
| 13 - Patiala 
63 -Maharajganj 
64 -Gorakhpur 
65 -Kushi Nagar 
66 - Deoria 
67 -Bansgaon ( SC ) 
70 -Ghosi 
71- Salempur 
72 - Ballia 
| 75 -Ghazipur 
76 - Chandauli 
77 - Varanasi 
79-Mirzapur 
80 -Robertsganj (SC ) 


UTTAR PRADESH 


faET TOE ( 3FITETU ), 22 34T 2019 


PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 


STATE 

( 1 ) 
WEST BENGAL 


( 2 ) 


16 -Dum Dum 


17 - Barasat 


18 -Basirhat 


19 - Jaynagar ( SC ) 
20 -Mathurapur ( SC ) 
21-Diamond Harbour 


22 -Jadavpur 


23 -Kolkata Dakshin 


24 -Kolkata Uttar 


CHANDIGARH 


1 -Chandigarh 

[F . No. H - 11024 (1)/2019- Leg.II] 

(Dr. Reeta Vasishta ) 
Additional Secretary to the Government of India . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रैल 2019 

भारत निर्वाचन आयोग 


___ अधिसूचना 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 , दिनांक : 22 अप्रैल, 2019, 2 वैशाख, 1941 ( शक ) 

सं. 464 / ईपीएस / 2019 (7) — यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
(1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में 22 
अप्रैल , 2019 ( सोमवार ) में प्रकाशित करवाया गया , के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1 ) में 
उल्लिखित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए 
आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं ; 

2. अत :, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा - 
( अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 

लिए निम्नलिखित निर्धारित करता है : 
( क ) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 29 अप्रैल, 2019 ( सोमवार ); 
( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 30 अप्रैल , 2019 (मंगलवार ) 
( ग ) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 2 मई , 2019 ( गुरुवार ) 

नीचे की अनुसूची के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में 
निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो , उक्त अनुसूची के कॉलम (2 ) 

में तद्नुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और 
(ङ ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन 

सम्पन्न हो जाएगा - 27 मई, 2019 ( सोमवार); और 
( आ ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट समय को , ऐसे समय के रूप में नियत करता है 

जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट तद्नुरूपी 
प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में , उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3 ) में ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अप्रैल 2019 


( 3 ) 


अनुसूची 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय 

चरण - VII 
राज्य / संघ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान की तारीख 

मतदान का समय 
शासित क्षेत्र / विधान सभा 

निर्वाचन क्षेत्र का 

सेग्मेंट 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) 
बिहार 29 - नालंदा 

| 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
30 - पटना साहिब | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 31- पाटलिपुत्र | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
32 - आरा 

| 19 मई, 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
33 - बक्सर 

| 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 34 - सासाराम ( अ. जा . ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
| 205 - भभुआ वि . सभा 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
206 - चैनपुर वि . सभा 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
207 - चेनारी ( अ. जा . ) 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
वि . स . 
208- सासाराम | 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
वि . सभा 
204- मोहनियाँ | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
( अ . जा .) वि . स . 
209- करगहर 

19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
वि . सभा 
35 - काराकाट, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
212 - डिहरी वि . सभा 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
213- काराकाट वि . 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
सभा 
219 - गोह वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
221- नवीनगर वि . 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 

सभा 
| 211- नोखा वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
220- ओबरा वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 

36 - जहानाबाद 19 मई , 2019 (रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
हिमाचल | 1- कांगड़ा 

19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
प्रदेश 
2 - मण्डी 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 3- हमीरपुर 

| 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
4 -शिमला ( अ . जा . ) 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


10 


ते 2010 / 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रैल 2019 
राज्य / संघ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान की तारीख 

मतदान का समय 
शासित क्षेत्र / विधान सभा 

निर्वाचन क्षेत्र का 

सेग्मेंट 
(1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
झारखंड 1- राजमहल ( अ. ज . जा .) 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 

2- दुमका ( अ . ज . जा . ) 19 मई , 2019 ( रविवार ) || पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
3 - गोड्डा 

| 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
मध्य प्रदेश 21- देवास ( अ . जा ) 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक । 

22 - उज्जैन ( अ . जा ) 19 मई , 2019 (रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
23 - मंदसौर 

19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
24 -रतलाम ( अ . ज. जा ) 19 मई , 2019 (रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
25 - धार ( अ. ज. जा ) 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
26 - इन्दौर 

| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
27 - खरगौन ( अ . ज. जा ) 

19 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
28 - खण्डवा 

| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
पंजाब 1- गुरदासपुर 

19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
2 - अमृतसर 

19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
3 - खडूर साहिब 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
4 - जालंधर ( अ. जा . ) 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
5 - होशियारपुर ( अ . जा . ) 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
6- आनंदपुर साहिब 19 मई, 2019 (रविवार ) । पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
7 - लुधियाना | 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
8 - फतेहगढ़ साहिब 19 मई , 2019 ( रविवार ) । पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
( अ. जा . ) 
9 -फरीदकोट ( अ. जा .) 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 10-फिरोज़पुर 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 11- भटिण्डा 

19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 12- संगरूर 

19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
13- पटियाला | 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
उत्तर प्रदेश 63 - महराजगंज | 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 

64 - गोरखपुर | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
65 - कुशीनगर | 19 मई, 2019 (रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक । 
66 - देवरिया 

| 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 67 - बांसगांव ( अ . जा . ) 19 मई, 2019 (रविवार ) | पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
70 - घोसी 

| 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
71 - सलेमपुर 

| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
72- बलिया 

| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक । 
75 - गाजीपुर | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


10 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अप्रैल 2019 


मतदान का समय 


राज्य / संघ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान की तारीख 
शासित क्षेत्र / विधान सभा 

निर्वाचन क्षेत्र का 

सेग्मेंट 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
उत्तर प्रदेश 76- चंदौली 

19 मई , 2019 ( रविवार ) 
77 - वाराणसी | 19 मई, 2019 (रविवार ) 
| 79 - मिर्जापुर | 19 मई , 2019 ( रविवार ) 
80 - राबर्ट्सगंज | 19 मई , 2019 ( रविवार ) 

( अ. जा . ) 
पश्चिम 16 - दमदम 

| 19 मई , 2019 (रविवार ) 
बंगाल 
17 - बारासात 

| 19 मई, 2019 (रविवार ) 


( 4 ) 
पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 

पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


18 - बसीरहाट 


19 मई, 2019 (रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


19- जयनगर ( अ. जा .) 


19 मई, 2019 ( रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 


20 - मथुरापुर ( अ. जा . ) 


19 मई, 2019 ( रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


21-डायमण्ड हारबर 


19 मई , 2019 ( रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


22- जादवपुर 


19 मई, 2019 ( रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


23- कोलकाता दक्षिण 


19 मई, 2019 ( रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


24-कोलकाता उत्तर 


19 मई , 2019 ( रविवार ) 


| पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


चंडीगढ़ 


1- चंडीगढ़ 


| 19 मई, 2019 (रविवार ) 


पूर्वाह्न 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


आदेश से , 
सुमित मुखर्जी, 

प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110 001/ Dated : the 22nd April, 2019 /2 Vaisakha, 1941 (Saka ) 

No. 464/EPS /2019 (7 ) — WHEREAS, the President of India has , by notification issued 
under sub -section (2 ) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and 
published in the Gazette of India on the 22nd April 2019 (Monday ), been pleased to call upon each of 
the parliamentary constituencies, specified in column ( 2) of the Schedule below , in the States or 
Union Territories mentioned in column ( 1), of the Schedule to elect members to the House of the 
People , in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made 
thereunder; 


PER TE ( 3T4TETU ), 22 310ct 2019 


11 


2 . Now , therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election 
Commission of India hereby 
( A ) Appoints, with respect to the said election , from each of the parliamentary 

constituencies specified in the said Schedule , - 
(a ) the 29th April, 2019 (Monday) , as the last date for making nominations ; 
(b ) the 30th April, 2019 ( Tuesday ), as the date for scrutiny of nominations ; 
(c) the 2nd May , 2019 ( Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures; 
(d ) the date specified in column (3 ) of the SCHEDULE below , as the date on which a 

poll shall , if necessary, be taken in the parliamentary constituencies , specified in 
the corresponding entry in column ( 2 ) of the said Schedule ; and 
the 27th May, 2019 (Monday ), as the date before which the election shall be 

completed in all the above mentioned parliamentary constituencies ; and 
( B ) Fixes the hours specified in column (4 ) of the said Schedule , as the hours during 

which the poll shall , if necessary , be taken in the constituencies, specified in the 
corresponding entry in column (2 ) of the said Schedule , on the date specified against 
such constituency in column ( 3 ) thereof, for the above election . 


State /Union 

Territory 


( 2 ) 


( 1 ) 
BIHAR 


SCHEDULE 
Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll 

PHASE - VII 
Parliamentary 

Date of Poll 

Hours of Poll 
Constituency /Assembly 
Constituency segment 

(3 ) 

(4 ) 
29 -Nalanda 

19th May, 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
30 -Patna Sahib 

19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
31-Pataliputra 

19th May , 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
32 - Arrah 

19th May , 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
33 - Buxar 

19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
34 - Sasaram (SC ) PC 
205 -Bhabua AC 

19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
206 -Chainpur AC 

19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
207 -Chenari (SC ) AC 

19th May, 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
208 - Sasaram AC 

19th May , 2019 ( Sunday ) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
204 - Mohania (SC ) AC 19th May, 2019 ( Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
209 - Kargarah AC 

19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
35 -Karakat PC 
212 - Dehri AC 

19th May , 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
213- Karakat AC 

19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
219 - Goh AC 

19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 4 : 00 PM 
221 - Nabinagar AC 

19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 4 :00 PM 
211 - Nokha AC 

19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
220 - Obra AC 

19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
36 - Jahanabad PC 

19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
1 -Kangra 

19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 


HIMACHAL 
PRADESH 


2 -Mandi 
3 -Hamirpur 
4 - Shimla (SC ) 


19th May , 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May, 2019 (Sunday ) 


07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 


12 


for TT ( 37TERUT ), 22 HUST 2019 


Date of Poll 


Hours of Poll 


State /Union 

Territory 


( 1) 
JHARKHAND 


Parliamentary 
Constituency /Assembly 
Constituency segment 

(2 ) 
1.Rajmahal (ST) 
2-Dumka (ST) 
3 -Godda 
21 -Dewas (SC ) 


( 3 ) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May, 2019 ( Sunday ) 


( 4 ) 
07 :00 AM to 4 : 00 PM 
07 :00 AM to 4 :00 PM 
07 :00 AM to 4 : 00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 


MADHYA 
PRADESH 


PUNJAB 


22 -Ujjain (SC ) 
23 -Mandsour 
24 - Ratlam (ST) 
25 - Dhar (ST ) 
26 - Indore 
27 -Khargone (ST ) 
28 -Khandwa 
1 -Gurdaspur 
2 - Amritsar 
3-Khadoor Sahib 
4 - Jalandhar (SC ) 
5 -Hoshiarpur ( SC ) 
6 - Anandpur Sahib 


19th May, 2019 ( Sunday ) 07 :00 AM to 6 : 00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday ) 07 :00 AM to 6 : 00 PM 
| 19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday ) | 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07: 00 AM to 6 : 00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM to 6:00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07 : 00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM to 6 :00 PM 


7 -Ludhiana 


8 - Fatehgarh Sahib (SC ) 
9 -Faridkot (SC ) 
10 -Firozpur 
11 - Bathinda 


12 -Sangrur 
13 -Patiala 


UTTAR 


63-Maharajganj 


PRADESH 


64 -Gorakhpur 
65 -KushiNagar 
66 - Deoria 
67 - Bansgaon ( SC ) 
70 -Ghosi 
71 - Salempur 
72 -Ballia 
75 -Ghazipur 
76 - Chandauli 


19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 ( Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May , 2019 (Sunday) 
19th May, 2019 (Sunday ) 
19th May, 2019 ( Sunday) 


07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07:00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07: 00 AM to 6 : 00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6: 00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 
07 :00 AM to 6 :00 PM 


77 - Varanasi 


79 -Mirzapur 
80 -Robertsganj ( SC ) 


fET TETT (BEITETU ), 22 30 


2019 


13 


Date of Poll 


Hours of Poll 


State /Union 

Territory 


Parliamentary 
Constituency /Assembly 
Constituency segment 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 
WEST 
BENGAL 


(4 ) 
19th May, 2019 (Sunday) 07:00 AM to 6 :00 PM 


16 - Dum Dum 


17 - Barasat 
18 -Basirhat 
19 - Jaynagar (SC ) 
20 - Mathurapur (SC ) 
21- Diamond Harbour 
22- Jadavpur 
23 - Kolkata Dakshin 
24 -Kolkata Uttar 
1 -Chandigarh 


19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 : 00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday ) 07 :00 AM to 6 : 00 PM 
19th May, 2019 ( Sunday ) 07:00 AM to 6 :00 PM 
19th May , 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 : 00 PM 
19th May, 2019 (Sunday) 07 :00 AM to 6 :00 PM 

By order , 
Sumit Mukherjee , 
Principal Secretary to the 
Election Commission of India . 


CHANDIGARH 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TE ( 3RITETUT ) 551-571 + 50 - stochouten 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


